रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 17 , 2019 / वैशाख 27 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 17 , 2019 /VAISAKHA 27, 1941 


सं . 1564 ] 
No . 1564 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 मई , 2019 
का . आ . 1756 ( अ ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 5263(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जीलिंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 
31 के कि . मी . 551 . 360 से कि . मी . 563. 260 तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन बनाने , इत्यादि), अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा 
की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 03 नवंबर, 2018 को 
" उत्तर बंग संवाद" एवं " दी टेलीग्राफ " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्तियां नहीं प्राप्त हुई ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


2485 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जीलिंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के 551 .360 कि . मी . से 563. 260 कि . मी . तक भूखंड के 

भीतर आने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नाम : दार्जीलिंग 


राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल 
क्रमिक 

| सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


भूमि का प्रकार 


भूमि की प्रकृति 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


4 


तालुक का नाम: नक्सलबाड़ी 


गांव का नाम: भुजियबानी (जे. एल .नं .- 098 ) 


110 


सरकारी( लीज लैंड) || चाय 


0 . 3439903 


पश्चिम बंगाल सरकार( बागडोगरा टी .इ.) 
(११० ) 


सरकारी( लीज लैंड ) || चाय 


| 0. 3116147 


पश्चिम बंगाल सरकार ( बागडोगरा टी . इ. ) 
( ११३ ) 


सरकारी( लीज लैंड) || चाय 


| 0. 5908539 


पश्चिम बंगाल सरकार ( बागडोगरा टी . इ. ) 
(११४ ) 


गांव का नाम : दक्षिण बागडोगरा ( जे . एल .नं .- 099) 


निजी 


चाय 


चाय 


0. 0080939 


बागडोगरा टी . इ. 
(११६ ) 


5 ||117 


निजी 


चाय 


0. 0040469 


बागडोगरा टी . इ. 
( ११७ ) 


120 


निजी 


| चाय 


चाय 


0.5261028 


बागडोगरा टी . इ. 
( १२० ) 


| 122 


निजी 


चाय/दंगा 


0.072845 


निजी 


बास्तु 


0.3399433 


वास्तु 
दं गा 


,399433 
0.1902064 


9 


263 


निजी 


निजी 


दंगा 


बागडोगरा टी . इ. 
(१२२ ) 
सुकबिन्दर सिंह बाजवा और २८ अन्य लोग 
( २६२ ) 
साबित्री देबि और १३ अन्य लोग 
( २६३ ) 
मनोजबाबू श और ०५ अन्य लोग 
( २६४ ) 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
( २६५ ) 


10264 


निजी 


बास्तु 


||0.1214083 


सरकारी 


रास्ता 


0.1133144 


त 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 | 266 


सरकारी 


दंगा 


0. 0647511 


डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
( २६६ ) 


150 


निजी 


चाय 


0. 1618778 


बागडोगरा टी .इ . 
( ५० ) 


निजी 


चाय 


|| 0 . 1861594 


बागडोगरा टी . इ. 
(५१ ) 


52 


निजी 


चाय 


|| 0.0121408 


बागडोगरा टी . इ. 
|(५२ ) 


तालुक का नाम: फांसीदेवा 


गांव का नाम: भला मंशी ( जे . एल .नं . - 050 ) 


148 


| निजी 


बास्तु 


0. 0040469 


गौतम प्रसाद जायस्वाल 
(१४८ ) 


152 


निजी 


बास्तु 


0. 0040469 


| 208 


निजी 


रुपनि 


0 .0242817 


राधेशयाम गुप्ता और गायत्री देबि 
(१५२ ) 
चक्रबहादुर छेत्री 
( २०८ ) 
चक्रबहादुर चेट्री और ०४ अन्य लोग 
( २०९ ) 


209 


निजी 


रुपनि 


||0.0323756 


गांव का नाम : थुना ( जे. एल .नं .-051) 


सरकारी 
(लीज लैंड ) 


| 0.0040469 


पश्चिम बंगाल सरकार ( गंगाराम टी .इ. ) 
(१६ ) 


सरकारी 
( लीज लैंड ) 


चाय 


0. 2063942 


पश्चिम बंगाल सरकार ( गंगाराम टी . इ. ) 
(१७ ) 


सरकारी 
( लीज लैंड ) 


चाय 


0. 3439903 


पश्चिम बंगाल सरकार ( गंगाराम टी . इ. ) 
(१८ ) 


कुल 


3. 6665315 


[ फा .सं . RW/ NH/12012/ 6/ 2015/ WB/ P 3/3D ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th May , 2019 
S .O . 1756 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S . O .5263( E ) dated 09 . 10 .2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, 
Sub -section ( ii) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


annexed to the said notification for building (widening/four-laning ,etc.), maintenance , management and operation 
of NH31 on the stretch of land from Km 551. 360 to Km 563. 260 in the district of DARJEELING in the state of WEST 
BENGAL 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Uttarbanga Sambad " and “ The 
Telegraph ” both dated 03 .11 .2018 ; under sub -section ( 3) of section 3A of the said Act; 


And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from Km .551.360 

to Km 563 .260 of NH31 in the district of DARJEELING in the state of WEST BENGAL 


District: DARJEELING 


State : WEST BENGAL 

Sr. || Survey Number 
No. 


Type of Land 


Nature of Land Area in Hectare 


Name of the Land Owner/ Interested 

Person 
Part Survey No . 


A 


Taluk : Naxalbari 
Viilage: Bhujiabani ( J.L . No.-098 ) 

Government (Lease 
110 

Land) 

Government (Lease 
113 

Land ) 


Tea 


0 . 3439903 


Govt. of West Bengal (Bagdogra T .E .) 


110 


ms 


Tea 


0 . 3116147 


Govt. of West Bengal (Bagdogra T.E .) 


| 113 


114 


Government (Lease 
Land) 


| Теа 


0 .5908539 


Govt. of West Bengal (Bagdogra T.E .) 
114 


Viilage : Dakshin Bagdogra ( J.L . No.-099 ) 
Private 

||Tea 

Tea 


116 


||0.0080939 


0 . 0080939 


Bagdogra T. E . 
Bagdog 


117 


Private 


Tea 


0 .0040469 


Bagdogra T. E . 
117 


120 


Tea 


120 


Tea 
Tea/Danga 


|0.5261028 
||0.072845 


Bagdogra T.E. 
Bagdogra T. 


122 


Private 


Tea/Danga 


0 .072845 


Bagdogra T . E . 
122 


7 
8 


|| 122 

262 


262 


Private 
||Private 

Private 
Private 
Private 


Private 


Bastu 


0 . 3399433 


Sukbindar Singh Bajwa and 28 others 
262 


263 


Private 


Danga 


0 . 1902064 


Sabitri Debi and 13 others 
263 


0 _ ||264 


Private 


Bastu 


Bastu 


|0.1214083 


0 . 1214083 


Manojbabu Sha and 05 others 
264 


| 265 


Government 


Road 


0 . 1133144 


District Board 
265 


[ 411 II 205 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Government 


Danga 


0 . 0647511 


District Board 
266 
Bagdogra T . E . 


Private 


Tea 


0 . 1618778 


50 


Private 


Bagdogra T .E . 


0 . 1861594 


Tea 


51 


Private 


Private 


Tea 


Tea 


0 .0121408 


Bagdogra T.E. 
52 


Taluk : Phansidewa 
Viilage : Bhala Manshi ( J. L . No.-050 ) 


148 


Private 


Private 


Bastu 


Bastu 


0 . 0040469 


0.0040469 


Goutam Prasad Joyswal 
148 


Gay 


152 


Private 


Bastu 


0 .0040469 


Radheshayam Gupta and Gayetri Debi 
152 


Chakrobahadur Chetrei 


208 


Private 


Rupni 


0 . 0242817 


208 


209 


Private 


Rupni 


0 . 0323756 


Chakrobahadur Chettri and 04 others 
209 


Viilage : Thuna ( J.L . No. - 051) 


Government (Lease 
Land ) 


Road 


0 . 0040469 


Govt. of West Bengal (Gangaram T. E.) 
16 
Govt. of West Bengal (Gangaram T.E .) 


Government (Lease 
Land ) 


|| Tea 


0 . 2063942 


Government (Lease 
Land ) 


Tea 


0 . 3439903 


Govt. of West Bengal (Gangaram T .E .) 
18 


TOTAL 


3.6665315 


[F .No . RW /NH / 12012 /6 /2015 /WB /P3/3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 

MANOJ 

Digitally signed by 
KUMAR 

MANOJKUMAR VERMA 

Date : 2019 .05 . 17 
VERMA 

19 :56 :29 + 05 30 


